.. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

24 चैत्र, 193 8 ( श० 
संख्या 12 राँची, बुधवार 

13 अप्रैल, 2016 ( ई० 


विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 15 9- 172 भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक, उक्त विधान- मंडल में उप- स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख मैट्रिकुलेसन , आई. ए., आई. एस . सी ., बी. ए , प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2 , एम. बी. बी. एस., बी . सी . ई., डिप० इन- एड., 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
भाग 1 - ग -शिक्षा संबंधी सचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग-9 . विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग-9 क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक .. 
पूरक अ 


. 


. 


. 


160 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 13 अप्रैल, 2016 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय । 


अधिसूचना 
17 मार्च, 2015 


संख्या. ध्या०एवम अना०प्र०. 03 / 15-142- वि०स० एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के 
के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक- 04 .03 . 15 को सदन में श्री राधाकृष्ण किशोर एवं 
अन्य स०वि०स की राजेंद्र आयुर्विज्ञान संसथान ( रिम्स), राँची में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने 
विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए बाद विवाद के आलोक में 
उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन 
के नियम - 223(i) के अधीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा एक विशेष समिति का गठन 
निम्न प्रकार से किया जाता है: . 
श्री स्टीफन मरांडी 

स०वि०स 

संयोजक 
श्री अशोक कुमार 

स०वि०स 
श्री सतेन्द्र नाथ तिवारी 

स०वि०स 
श्री नवीन जायसवाल 

स०वि०स 

सदस्य 
श्री प्रकाश राम 

स०वि०स 

सदस्य 
श्री बिरंची नारायण 

स०वि०स 

सदस्य 
श्री इरफ़ान अंसारी 

स०वि०स 

सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सभा सचिव इसके सचिव होंगे | समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि 
से तीन माह का होगा | 

अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशिल कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 13 अप्रैल, 20 16 


161 


अधिसूचना 

7 अगस्त, 2014 
संख्या- नि० . 02 / 12 -1575- वि०स० सर्वसाधारण कि जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता 
है कि झारखण्ड विधान सभा कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -261 के 
अधीन माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा ने निवेदन समिति का गठन वर्ष 2014 - 15 के 
लिए निम्न प्रकार से किया है . 


श्री चन्द्रिका महथा 

स०वि०स 

सभापति 
श्री उमाशंकर अकेला 

स०वि०स 

सदस्य 
श्री जयप्रकाश सिंह भोक्ता सविस 

सदस्य 
श्री अरुण मण्डल 

स०वि०स 

सदस्य 
श्री चन्द्रिका महथा, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे | 


समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने कि तिथि से नई समिति के गठन तक होगा | 


माननीय अध्यक्ष के आदेस से , 

सुशिल कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


अधिसूचना 


7 अगस्त , 2014 ई० | 


संख्या- आंत- 01/ 2014 1577 -वि०स० एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है की झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 
223( 1) के अधीन माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा ने झारखण्ड विधान सभा की आंतरिक 
संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति का गठन वर्ष 2014-15 के लिए निम्न प्रकार से किया है | 


सभापति 


1. श्री प्रदीप यादव , 
2. श्री विष्णु प्रसाद भैया 


स०वि०स० 
स०वि०स० 


सदस्य 


162 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 13 अप्रैल, 2016 
3. श्री राजेश रंजन , 

स०वि०स० सदस्य 
4. श्री रामदास सोरेन 

स०वि०स० सदस्य 
5.विनोद कुमार सिंह 

स०वि०स० 
__ श्री प्रदीप यादव स०वि०स० इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे 
समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथी से नई समिति के गठन तक के होगा 

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


अधिसूचना 


7 अगस्त, 2014 ई० 


संख्या- 01/ 10- 908 -1581 --वि०स० | सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जाता है की झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 250 (2) के अधीन 
माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा ने झारखण्ड विधान सभा की नियम समिति का गठन 
वर्ष- 2014-15 के लिए निम्न प्रकार से किया है : 


अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा 

सभापती 
सभापति लोकलेखा समिति 

स०वि०स० सदस्य 
सभापति प्राक्कलन समिति 

स०वि०स० सदस्य 
सभापति 

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति स०वि०स० सदस्य 
सभापति सदाचार समिति 

स०वि०स० सदस्य 
माननीय अध्यक्ष,विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव 
होंगे | समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथी से समिति के अगले गठन तक होगा | 

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह , 
प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


163 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 13 अप्रैल, 20 16 

अधिसूचना 


7 अगस्त, 2014 ई० | 
संख्या- ससु० एवं आसु०. 14/ 13 -1581 --वि०स० | एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सबा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 
251 के अधीन माननीय अध्यक्ष महोदय ने झारखण्ड विधान सभा की सदस्य सुविधा एवं आवास 
समिति का गठन वर्ष 2014-15 के लिए निम्न प्रकार से किया है | 


स०वि०स० 


सभापति 


1. श्री निर्भय कुमार शाहबादी , 
2. श्री पौलुस सुरीन , 


स०वि०स० 


सदस्य 


3. श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, 


स०वि०स० 


सदस्य 


4. श्री फूलचंद मण्डल , 


स०वि०स० 


सदस्य 


श्री निर्भय कुमार शाहबादी इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे 
समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथी से समिति के अगले गठन तक के लिए होगा| 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा , राँची | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 

7 अगस्त , 2014 
संख्या- प्रदुषण .. 01/ 13- 1591--वि०स० एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-257 
एवं नियम- 223 (1) के अधीन माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड विधान 
सभा की पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण एवं पर्यटन विकास समिति का गठन निम्न प्रकार किया 
गया है: 


स०वि०स 


सभापति 


श्री विष्णु प्रसाद भैया 
श्री कमाल किशोर भगत 


स०वि०स 


सदस्य 


164 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 13 अप्रैल , 2016 
श्री दूलू महतो 

स०वि०स 

सदस्य 
श्री फूलचंद महतो 

स०वि०स 

सदस्य 
श्री उमाशंकर अकेला 

स०वि०स 

सदस्य 
श्री विष्णु प्रसाद भैया, स०वि०स० इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे 
इस समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से समिति के अगले गठन तक 
का होगा | 


माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशिल कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


अधिसूचना 


8 अगस्त , 2014 
संख्या- वि०स०वि०- 17 / 14 - 16 6 0 --वि०स० सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि तृतीय झारखण्ड विधान सभा की चतुर्दश ( मानसून सत्र में दिनांक 
06 अगस्त, 2014 को पारित प्रस्ताव के आलोक में माननीय अध्यक्ष झारखंड विधान सभा ने 
" झारखण्ड अमेटी विश्वविधालय,विधेयक , 20 14 " पर विचार के लिए झारखण्ड विधान सभा की 
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-72 के अधीन प्रवर समिति का गठन निम्न प्रकार से 
किया है . 


1 


श्रीमती गीताश्री उराँव 


मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग 


सभापति 


झारखण्ड सरकार , रांची 


2 


श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह 


मंत्री, झारखण्ड सरकार , रांची 


सदस्य 


श्री दीपक बिरुवा 


स०वि०स० 


सदस्य 


स०वि०स० 


सदस्य 


श्रीमती विमला प्रधान 
श्री माधव लाल सिंह 
श्री बंधू तिर्की 


स०वि०स० 


सदस्य 


6 


स०वि०स० 


सदस्य 


1 


श्री सतेन्द्र नाथ तिवारी 


सवि०स० 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 13 अप्रैल, 20 16 

165 
सभा सचिव इस प्रवर समिति के सचिव होंगे गठन की तिथि से 15 दिनों के भीतर 
समिति अपना प्रतिवेदन देंगी 


अध्यक्ष झारखंड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखंड विधान सभा, रांची | 


अधिसूचना 
8 अगस्त , 2014 


संख्या - वि०स०वि० . 11 / 14 -1662 --वि0 स0 । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि तृतीय विधान सभा की चतुर्दश ( मानसून सत्र में दिनांक 
5 अगस्त, 2014 को पारित प्रस्ताव के आलोक में माननीय अध्यक्ष झारखण्ड झारखण्ड विधान 
सभा ने " झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों एवं चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं 
संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक 2013" पर विचार के लिए झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया 
तथा कार्य संचालन के नियम. 72 के अधीन प्रवर समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है: 


_ 1. 


श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह 


मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा 


सभापति 


एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड 


सरकार, राँची 


2 


श्री हाजी हुसैन अंसारी 


मंत्री, झारखण्ड सरकार , राँची 


सदस्य 


स०वि०स० 


सदस्य 


___ श्री बिनोद कुमार सिंह 
4 श्री सत्यानन्द झा 


स०वि०स० 


सदस्य 


___ श्री जनार्दन पासवान 


स0वि0स0 


सदस्य 


6 


श्री नलिन सोरेन 


स0वि0स0 


सदस्य 


7 


श्रीमती गीता कोड़ा 


स0वि0स0 


सदस्य 


166 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 13 अप्रैल, 2016 
सभा सचिव इस प्रवर समिति के सचिव होंगे । गठन होने की तिथि से पन्द्रह दिनों 
के भीतर समिति अपना प्रतिवेदन देगी | 


माननीय अध्यक्ष विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


अधिसूचना 

28 जनवरी, 2015 ई० 
संख्या कार्मिक-01/ 15 -29 .. वि०स० सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या कार्मिक 
01/ 15 -25 , दिनांक 22 जनवरी, 20 15 के क्रम संख्या-03 में श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह के स्थान 
पर श्री चंद्रेश्वर प्रसाद, क्रम संख्या-05 में श्रीमती लोइस मरांडी के स्थान पर श्रीमती लुईस 
मरांडी, क्रम संख्या-27 में श्री मनीष जयसवाल के स्थान पर श्री मनीष जायसवाल, क्रम 
संख्या-46 में श्री कुणाल षडंगी के स्थान पर श्री कुणाल षाडंगी, क्रम संख्या-62 में श्री नवीन 
जयसवाल के स्थान पर श्री नवीन जायसवाल, तथा क्रम संख्या- 70 में श्री बिदेश सिंह के स्थान 
पर श्री विदेश सिंह अंकित हो गया है। 


अतः क्रम संख्या-03 में श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, क्रम संख्या-05 में श्रीमती लोइस मरांडी, 
क्रम संख्या-27 में श्री मनीष जयसवाल, क्रम संख्या-46 में श्री कुणाल षडंगी, क्रम संख्या-62 में 
श्री नवीन जयसवाल तथा क्रम संख्या- 70 में श्री बिदेश सिंह पढ़ा जाय 


__ पूर्व में निर्गत अधिसूचना कार्मिक-0 1/ 15 . 25 , दिनांक 22 जनवरी, 20 15 को इस हद 
तक संशोधित समझा जाय | 


अध्यक्ष , झारखंड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखंड विधान सभा, रांची | 


167 


167 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 13 अप्रैल, 20 16 

अधिसूचना 


22 फरवरी, 2016 


संख्या. अ0जा0अ0ज0जा0क0स0-01 / 15 - 449 --वि0 स0। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
यह प्रकाषित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना सं0 
अ0जा0अ0ज0जा0क0स0- 01 / 15 -56, वि0स0, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के क्रम में झारखण्ड 
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम. 259 के अधीन वर्श 2015 -16 के लिए 
गठित झारखण्ड विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का 
कार्यकाल दिनांक - 31 मार्च, 2016 तक विस्तारित किया जाता है । 


मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


..... . . . . . . . 


अधिसूचना 


17 मार्च, 2015 ई० 


संख्या. कार्य० -20/ 15 -4 6 1 --वि०स० एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है की झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 
2 23 (1) के अधीन दिनांक 12 मार्च, 2015 को श्री राज सिन्हा, स०वि०स द्वारा राज्य में 
अनुसूचित जनजाति , पिछड़ी आदिम जनजाति, अल्पसंख्यक विधालय एवं आवासीय विधालयों 
को आधुनिक सुविधावों से युक्त करने एवं दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध करवाई विषय से 
सम्बंधित अल्पसूचित प्रशन संख्या-70 पर सम्यक विचार तथा समाधान हेतु आसन से दिए 
गए नियमन के आलोक में एक समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है: . 


1 


संयोजक 


स०वि०स० 
स०वि०स० 


सदस्य 


3 


श्रीमती गंगोत्री कुजूर 
श्री कुणाल पारंगी 
श्री राज सिन्हा 
श्री शिव शंकर उराँव 
श्री आलोक कुमार चौरसिया 


स०वि०स० 


सदस्य 


सदस्य 


स०वि०स० 
स०वि०स० 


सदस्य 


168 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 13 अप्रैल , 2016 
6 श्री अनंत कुमार ओझा स०वि०स० सदस्य 
1 श्री बदल 

स०वि०स० सदस्य 
श्रीमती गंगोत्री कुजूर स०वि०स० इस समिति के संयोजक तथा सभा सचिव इसके सचिव 
होंगे समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन माह का होगा | 

अध्यक्ष झारखंड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखंड विधान - सभा, रांची | 


अधिसूचना 

23 फरवरी, 2015 
संख्या-नियम सन०. 01/ 10 - 82- वि०स० सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम -250(2 ) के अधीन 
माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा ने झारखण्ड विधान सभा की नियम समिति का गठन 
वर्ष 2015 - 16 के लिए निम्न प्रकार से किया है . 
अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा 

सभापति 


सदस्य 


सभापति ,लोक लेखा समिति , 

स०वि०स 
सभापति, प्राक्कलन समिति 

स०वि०स 
सभापति , सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति स०वि०स 


सदस्य 


सदस्य 


सभापति, सदाचार समिति 


स०वि०स 


सदस्य 


माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके 
सचिव होंगे 
समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा| 

माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा के आदेश से, 

सुशिल कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


169 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , 13 अप्रैल, 20 16 

अधिसूचना 


23 फरवरी, 20 15 ई० 


संख्या- वि०स०विशेष)-0 1 15 -8 4 --वि०स० सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
किया जाता है की झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-2 4 5( 1) के 
अधीन माननीय अध्यक्ष झारखंड विधान सभा ने झारखंड विधान सभा की विशेषाधिकार समिति 
का गठन निम्न प्रकार से किया है। 


अध्यक्ष झारखंड विधान सभा 

सभापति 
संसदीय कार्य मंत्री झारखण्ड सरकार 

सदस्य 
नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधान सभा 

सदस्य 
सभापति 

आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सदस्य 

सहायता समिति 
सभापति 

सरकारी आश्वासन समिति सदस्य 
विशेष आमंत्रित सदस्य 
सभापति 

सदाचार समिति 
सभापति 

सामान्य प्रयोजन समिति 
सभापति जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति 


अध्यक्ष झारखंड विधान सभा इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव 
इसके सचिव होंगे समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा 

अध्यक्ष झारखंड विधान सभा के आदेश से, 

सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव 
झारखंड विधान सभा, रांची | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


170 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 13 अप्रैल, 2016 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. । 


अधिसूचना 

30 मार्च, 2016 
संख्या-3 / नि०सं०. 09 - 10 / 2016 का०. 27 12 श्री राजू रंजन राय, झा०प्र०से०, 
उप सचिव , योजना- सह - वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का दिनांक 1 जनवरी, 2011 
से 2 जनवरी, 2 0 11 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 
2 30 एवं 24 8 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


__ 


171 


171 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 13 अप्रैल, 20 16 

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

6 अप्रैल, 2016 
संख्या-2/ राज. स्था . ( E.L.). 22/ 16 - 13 9 1. राय श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, सहायक बंदोबस्त 
पदाधिकारी ( राजस्व), दुमका को दिनांक16 अक्टूबर, 2015 से दिनांक 11 जनवरी, 2016 तक 
कुल 88 ( अठासी) दिनों का उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 228 एवं 
24 8 के अंतर्गत पूर्ण वेतन पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किया जाता है । 


8 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

मयूख, 
सरकार के उप सचिव । 


अधिसूचना 

8 जून , 2014 
संख्या-11/ कृषि गणना-23 / 20 15 -14 2 0--(11 )/ रा0 , कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण 
विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषि वर्ष 2015 - 16 को संदर्भ 
वर्ष मानकर कृषि गणना 2 0 15 - 16 कराने का निर्णय लिया गया है । राज्य के निम्नलिखित 
पदाधिकारियों को कृषि गणना 2015 - 16 के सफल क्रियान्वयन हेतु अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 
कृषि गणना पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है । 
प्राधिकार 

पदनाम 
1. उपायुक्त 

जिला कृषि गणना पदाधिकारी 
2 . अपर समाहर्ता 

अपर जिला कृषि गणना पदाधिकारी 
3 . जिला सांख्यिकी पदाधिकारी उप जिला कृषि गणना पदाधिकारी 
4 . अनुमंडल पदाधिकारी 

अनुमंडल कृषि गणना पदाधिकारी 
5 . भूमि सुधार उप समाहर्ता 

अपर अनुमंडल कृषि गणना पदाधिकारी 
6 . अंचल अधिकारी प्रखंड विकास अंचल प्रखंड कृषि गणना पदाधिकारी 
पदाधिकारी 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

प्रताप चन्द्र किचिंगिया, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


172 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 13 अप्रैल, 2016 
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 


___ 12 अप्रैल , 2016 


संख्या- 2 / राज . स्था .. 3 2 1 2 0 10 - 14 8 1/ रा... श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह , भूमि 
सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को उनके कार्यों के अतिरिक्त जिला- भू- अर्जन 
पदाधिकारी, धनबाद के रूप में कार्य करने हेतु भू - अर्जन पुनर्वासन एवं 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 
(" The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition 
Rehabilitation and Resettlement Act - 2013 ") की धारा 3 (g ) के तहत समाहर्ता 
की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 

__ शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वह्न करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 12 – 5 0 + 100 | 


